रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.-33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खंड (ii) 
PART II - Section 3 - Sub- section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , दिसम्बर 3, 2001 / अग्रहायण 12 , 1923 
NEW DELHI, MONDAY , DECEMBER 3, 2001/AGRAHAYANA 12 , 1923 


- 


- 


2 


1 


- - -- 


- 


सं . 881 ] 
No. 881 ] 


- - - 


- - - - - 


- - 


- 


D 


विस मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 


( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 


. अधिसूचना 


नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2001 


( आय - कर ) 


का . आ . 1189 ( अ ). आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 120 की उपधारा ( 1 ) और उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 6 सितम्बर, 1989 के सं. का. आ . 703 ( अ ) और आयकर महानिदेशक ( जांच) द्वारा जारी कोई आदेश, जहां 
तक निदेशक के अधिकार क्षेत्र से सम्बन्धित है का अतिक्रमण करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा : 


( क ) निर्देश देता है कि इसके साथ अनुबंधित अनुसूची के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट निदेशक उक्त अधिनियम की धारा 132 के अंतर्गत उनमें 

निहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और पूरे भारत के प्रादेशिक क्षेत्र के संबंध में उनसे संबंधित अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे, 


( ख ) निर्देश देता है कि इसके साथ अनुबंधित अनुसूची के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट निदेशक उक्त अधिनियम के अन्य सभी प्रावधानों ( धारा 

132 को छोड़कर ) के अंतर्गत उनमें निहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और और उक्त अनुसूची के कालम ( 3 ) की सदृश प्रविष्टियों 
में विनिर्दिष्ट प्रादेशिक क्षेत्र के संबंध में उनसे संबंधित अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे , 


( ग ) इसके साथ अनुबंधित अनुसूची के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट निदेशकों को शक्तियों के प्रयोग के लिए और सभी अथवाकिसी आयकर 

प्राधिकारी जो उनके अधीनस्थ है, को ऐसे प्रादेशिक क्षेत्र, जो ऐसे आदेशों में विनिर्दिष्ट किए हों , के संबंध में कार्यों के निष्पादन के लिए 
प्राधिकृत करता है । 


2 . यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी । 


3714 GI/ 2001 


( 1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - ŞEC, 3 (ü )] 


- 


- 


- 
- 


- 


अनुसूची 


क्रम सं. आयकर निदेशक ( जांच ) का पदनाम 


प्रादेशिक क्षेत्र 


- 


1. आयकर निदेशक ( जांच), अहमदाबाद 
2. आयकर निदेशक ( जांच), बंगलौर 
3. आयकर निदेशक ( जांच ), भोपाल 
4. आयकर निदेशक ( जांच), भुवनेश्वर 
5. आयकर निदेशक ( जांच ), चेन्नई 
6. आयकर निदेशक ( जांच ), कोचीन 


गुजरात राज्य में 
कर्नाटक और गोवा राज्य 
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य 
उड़ीसा राज्य 
तमिलनाडु और पाण्डीचेरी माहे और येनाम को छोड़कर 
केरल राज्य और लक्षद्वीप और मिनीकाय संघ क्षेत्र और पाण्डीचेरी 
संघ क्षेत्र का माहे के अन्तर्गत क्षेत्र 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ,दिल्ली की सीमाओंमें आने वाले सभी कर निर्धारिती 


7. आयकर निदेशक ( जांच) -1 दिल्ली 

अथवा 
आयकर निदेशक ( जांच ) - II दिल्ली 
8. आयकर निदेशक ( जांच), गुवाहाटी 


असम , नागालैण्ड, मेघालय , मणिपुर , मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 
और त्रिपुरा 
आन्ध्र प्रदेश राज्य एवं पाण्डीचेरी संघ क्षेत्र का येनाम 


राजस्थान राज्य 


9. आयकर निदेशक ( जांच ), हैदराबाद 
10 . आयकर निदेशक ( जांच), जयपुर 
11. आयकर निदेशक ( जांच ), कानपुर 
12 . आयकर निदेशक ( जांच ), कोलकाता 


13, आयकर निदेशक ( जांच ), लुधियाना 


उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल राज्य 
पश्चिमी बंगाल और सिक्किम राज्य एवं अन्दमान तथा निकोबार 
द्वीप समूह संघ क्षेत्र 
जम्मू तथा कश्मीर एवं पंजाब राज्य तथा हिमाचल प्रदेश का 
कांगड़ा जिला 
वृहत्तर मुम्बई और नई मुम्बई नगर निगम के क्षेत्र के अन्दर आने 
वाले सभी करनिर्धारिती 


14. आयकर निदेशक ( जांच )-I मुम्बई 

अथवा 

आयकर निदेशक ( जांच)- II मुम्बई 
15. आयकर निदेशक ( जांच), नागपुर 


दिनांक 31 - 7 - 2001 के का. आ. 732( अ ) और दिनांक 31 - 7 - 2001 
के का . आ . 733 ( अ ) में विनिर्दिष्ट महाराष्ट्र राज्य में मुख्य 
आयकर आयुक्त, नागपुर और मुख्य आयकर आयुक्त नासिक के 
अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र 
हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य कांगड़ा जिले को छोड़कर 
तथा चन्डीगढ़ संष क्षेत्र 


16. आयकर निदेशक ( जांच), पंचकुला 


17 . आयकर निदेशक ( जांच ), पटना 


बिहार और झारखण्ड राज्य 


18. आयकर निदेशक ( जांच), पुणे 


दिनांक 31 - 7 - 2001 के का . आ . 732 ( अ ) और दिनांक 31 - 7 - 2001 
के का. आ . 733( अ ) में विनिर्दिष्ट महाराष्ट्र राज्य में मुख्य 
आयकर आयुक्त -I, पुणे, मुख्य आयकर आयुक्त - II , पुणे, 
और मुख्य आयकर आयुक्त, थाणे के अधिकार क्षेत्र में शामिल क्षेत्र 


[ अधिसूचना सं. 354/2001 / फा. सं. 187 /5/ 2001 - आईटीए-I] 

प्रोसिला भारद्वाज, निदेशक ( आईटीए-I ) 


L ATTII — 415 3 ( 11 ) ] 


भारत का राजपत्र : ससाधारण 


MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Revenue ) 
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 3rd December, 2001 

(INCOME TAX) 


S . O . 1189 (E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) and sub -section ( 2 ) of section 120 of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of No. S.O . 703(E ) dated 6th September, 1989 and any order issued 
by the Directors-General of Income-tax (Inv.), so far it relates to the jurisdiction of Directors , the Central Board of Direct 
Taxes hereby — 

(a) directs that the Directors specified in column (2 ) of the Schedule hereto annexed shall exercise their powers 

vested in them under section 132 ofthe said Act and perform their functions relating thereto in respect of the 

territorial areas ofwhole of India ; 
(b ) directs that the Directors specified in column (2 ) of the Schedule hereto annexed shall exercise their powers 

vested in them under all other provisions of the said Act (other than section 132 ) and perform their functions 
relating thereto in respect of the territorial areas specificd in the corresponding entries in column (3 ) of the 
said Schedule; 


authorises the Directors specified in column (2 ) of the Schedule hereto annexed to issue orders in writing for 
the exercise of the powers and performance of the functions by all or any of the Income tax authorities who 
are subordinate to them , in respect of such territorial areas as may be specified in such orders . 


2 . 


This notification shall come into force on the datc of publication in the OfficialGazette . 


SCHEDULE 


Territorial Area 


Si Designation of Directors 
Nos. of Income-tax (Inv. ) 
1 

2 
1 Director of Income-tax ( Inv.), Ahmedabad 
2 Director of Income- lax (Inv.), Bangalore . 
3 Director of Income tax ( Inv.), Bhopal 
4 Director of Income tax ( Inv.), Bhubaneshwar 
5 Director of Income-tax (Inv.), Chennai 
6 Director ofIncome- tax (Inv.), Cochin 


7 Director of Income-tax ( Inv.)-I, Delhior 

Director ofIncome tax (Inv.)- II, Delhi 
8 Director of Income- tax ( Inv.), Guwahati 


State of Gujarat. 
States of Karnataka and Goa . 
States ofMadhya Pradesh and Chhattisgarh , 
State of Orissa. 
Tamil Nadu and Pondicherry exceptMahe and Yenam . 
Area within the State of Kerala and Union Territory of 
Lakshadweep and Minicoi and Mahe of Union Territory 
of Pondicherry. 
Allassessees falling under the limits of National Capital 
Territory of Delhi. 
States of Assam , Nagaland , Meghalaya,Manipur, 
Mizoram , ArunachalPradesh and Tripura . 
State of Andhra Pradesh and Yenam of Union Territory 
of Pondicherry. 
State of Rajasthan . 
States of Uttar Pradesh and Uttaranchal. 
States of West Bengal and Sikkim and Union Territory of 
Andaman and Nicobar Islands 


9 Director of Income tax (Inv.), Hyderabad 


10 Director of Income-tax ( Inv.), Jaipur 
11 Director of Income-tax (mv.),Kanpur 
12 Director of Income-tax (Inv.),Kolkata 


THE GAZETTE OF INDIA , EXTRAORDINARY 

= 


(PARI II- SE ", ) ( 11)] 


- 


- 


= 


- 


- 


- - -- 


- - 


- 


- - 


- 


- = 


- = 


13 Director of Income-lax (Inv. ), Ludhiana 


14 Director of Income tax ( Inv.)-1,Mumbai or 

Director of Inconic -lax (Inv.) - IL,Mumbai 
15 Directorof Incomc-tax (Inv.),Nagpur 


States of Jammu and Kashmir and Punjab and Distt. Kangra 
in Himachal Pradesh 
All assessees falling within the territory of Municipal 
Corporation ofGreaterMumbai and NaviMumbai . 
The territory under the jurisdiction of CCIT, Nagpur and 
CCIT, Nasik in the State ofMaharashtra specified in 
S.O . 732( E ) dated 31-7-2001 and S .O . 733 (E ) dated 
31- 7-2001. 
States of Haryana and Himachal Pradesh excluding Distt. 
Kangra and Union Territory of Chandigarh . 
States of Bihar and Jharkhand . 


16 Director of Incomc- tax (Inv.), Panchkula 


17 Director of Income- tax (Inv.), Patna 


18 Director of Income- tax ( Inv.), Pune 


The territory under the jurisdiction of CCIT, Pune, CCIT 
II , Pune and CCIT , Thane in the State ofMaharashtra 
specified in S.O . 732(E ) dated 31-7 -2001 and $.0 . 733(E ) 
dated 31- 7 - 2001. 


[Notification No. 354 /2001/F No. 187 /5 /2001 -ITA .J] 

MRS. PROMILA BHARDWAJ, Director (ITA .I) 


Priptod by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Dolhi- 110064 

And Published by the Controller of Publications , Delhi- 1100 $ 4 . 


